tione 


o to 221 


REGISTERED No. D , 221 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


2 


WW2 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

* T 1 - - 3- (ü ) 
PART II , Section 24 Sub-section (IN 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


go 491 ) og fareft, qera fratt , TUFA 16 , 1972/ 7fa * 25, 1894 
No. 491 ) NEW DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 16, 1972 /KARTIKA 25, 1894 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 


Separato paging is given to this part in order that it may be filled 

as a separate compilation 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

( Iepartment of Mines ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th November 1972 
S . O . 711 ( E ) . - Whereas by the notification of the Government of India in the 
late Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of 
Mines and Metals ) No . S . O . 3822 , dated the 10th November , 1970), under sub - section 
( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development) Act, 
1957 ( 20 of 1957 ) , the Central Government gave notice of its intention to prospect 
for coal in lands measuring 295 . 00 acres ( approximately ) or 119 .48 hectares 
(approximately ) in the locality specified in the Schedule appended hereto ; 

And whereas in respect of the said lands no notice under sub - section ( 1 ) of 
section 7 of the said Act has been given , 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by the said sub -section ( 1 ) 
of section 7 , the Central Government hereby specifles a further period of one year 
commencing from the 16th November , 1972 , as the period within which the Central 
Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any 
rights in or over such lands. 


( 1931 ) 


1932 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART 11 


SCHEDULE 
Bokaro Block - I ( Sawang Extension ) 
(East Bokaro Coalfeld ) 

Drg . No. Rev / 6 / 70 . 

___ Dated 29 -4 -70 
( Showing lands notifed for prospecting ). 


S . No. 


Village 


Thana 


Thana No. 


District 


Area 


Remarks 


I07 


Part 


Sawang Gumia 
Gobindpur Nawadih 

(Bermo) 
Arno 


Hazaribagh 

do . 


15 


do. 


II 


do. 


Total Tarea : 295 .00 
Or 119 . 48 hectares 


acres ( Approximately) 

(Approximately ) 


Boundary Description : 
A - B -- line passes through Kunar River in village Armo and meets at 

point B . 
B - C - Une passes along the part common boundary of villages Sasbera and 

Sawang and meets at point C . 
C - D - line passes through village Sawang and meets at point D . 
D - E - F - G - lines pass through villages Sawang and Gobindpur and meet at 

the point G . 
G - H - A — Unes pags along the left bank of River Kunar in villages Gobindpur 

and Armo and meet at point A . 


[ No . C3 - 1 ( 11 ) / 70- C5. ] 
___ A . S. DESHPANDE, Under Secy . 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली 15 नवम्बर , 1972 
का० मा0 711 ( म ). - यत : कोयला वाले क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 
( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम 
और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय ( खान और धातु विभाग ) की अधिसचना सं० का० अ 
3822 तारीख 16 नवम्बर, 1970 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इससे उपायस अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
परिक्षेत्र में 295. 00 एकड़ ( लगभग ) या 119 . 48 हैक्टेयर ( लगभग ) भूमि में कोयले के 
लिए पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी ; 

और यत : उक्त भूमि के बारे में उक्त अधिनियम की धारा ( 7 ) की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
कोई सूचना नहीं दी गई है ; 

प्रत : अब :, उक्त धारा ( 7 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 16 नवम्बर , 1972 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और कालावधि 
को उस कालावधि के रूप में जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उस अधिसूचना में वर्णित भूमि को या ऐसी 
भमि में या उस पर किसी अधिकार को अजिन करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है, वि 
निर्दिष्ट करती है । 


SEC. 3 (1 ) ] 


THE GAZETTË OF INDIA EXTRAORDINARY 


1933 


अनुसूची 
बोकारो खण्ड -I ( सावंग विस्तारण ) 
पूर्षी बोकारो कोयला क्षेत्र 

ड्राइंग संख्या राजस्व / 6 / 70 

तारीख 29 - 4 - 70 
( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित क्षेत्र को दर्शित करते हुए ) 


क्र०सं० ग्राम 


थाना 


क्र०सं० ग्राम 


थाना 


थाना 
संख्या 


जिला 


क्षेत्र 


टिप्पणियां 


भाग 


1 सावंग 
2 गोविन्द पुर 
3 प्ररमो 


गुमिया 
नवाडीह ( बर्मो ) 


107 हजारीबाग 
15 ॥ 
11 ॥ 


कुल क्षेत्र : 295 . 00 एकड़ ( लगभग ) 

या : 119 . 48 हैक्टेयर ( लगभग ) 


सीमा वर्णन 
क - - ख 


ख - - ग 


ग - - 4 


लाइन ग्राम प्ररमो में कुनार नदी से होकर गुजरती है और बिन्दु ख पर 

मिलती है । 
लाइन ससबेरा और सावंग ग्रामों की भागत : सामान्य सीमा के साथ होकर 

गुजरती है और बिन्दु ग पर मिलती है । 
लाइन ग्राम सापंग से होकर गुजरता है और बिन्दु घ पर मिलती है । 
लाइन सावंग और गोविन्दपुर ग्रामों से होकर गुजरती है और बिन्दु छ 

परमिलती है । 
लाइने गोविन्दपुर और प्ररमो ग्रामों में कुनार नदी के बायें किनारे के 

साथ होकर गुजरती है और बिन्दु क पर मिलती है । 


घ - हु - च - छ 


छ - ज - क 


[संख्या को० 3- 1 (11)/ 70--को० 5 ] 

ए० एस० देशपांडे , अवर सचिव, । 


PRINTED BY THH GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DALHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972 


